PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 17, 1984 ( ASADHA 26 , 1906 SAKA ) 


793 


कृषि विभाग 

दिनांक 9 जून/ 10 जूलाई, 1984 
क्रमांक 221/ 8579. - हरियाणा मण्डों समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ( चुनाव ) नियम , 1961 के नियम 10 द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों क्या इस निमित्त समर्य बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , कंवर प्रार. पी . 
सिंह , एच.सी.एस. उमण्डल अधिकारी ( नागरिक ), सोनीपत, प्रधान अधिकारी मण्डी समिति , गनौर , जिला सोनीपत इसके 
द्वारा अधिसूचित करता हूं कि सर्वश्री नवीनचन्द, सुपुत्र श्री जगदीश चन्द , गांव व डा ० शेखपुरा , जिला सोनीपत तथा राजकुमार, 
सुपुत्र श्री कपूरी लाल मै ० अनिल कुमार राजकुमार, गन्नौर क्रमश : उक्त मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुने 


गए है । 


2 . 


इस अधिसूचना को उस मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 

आर. पी . सिंह, 

प्रधान अधिकारी, 
उप मण्डल अधिकारी (नागरिक ) , 

सोनीपत ! 
AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 9th June/10th July, 1984 
No. 221/ 8579 - In exercise of the powers conferred by rule 10 of the Punjab Market Committee 
Chairman , Vice-Chairman (Election ) Rules, 1961, I, Kanwar R. P. Singh, H.C.S., Sub -Divisional 
Officer ( Civil ), Sonepat, Presiding Officer, Market Committee, Ganaur , District Sonepat hereby notify 
that Shri Navin Chand, son of Shri Jagdish Chand, Village & P.O. Shekhpura and Shri Raj Kumar , son of 
Shri Kapori Lal, M /s Anil Kumar Raj Kumar, Ganaur have been elected as Chairman and Vice - Chairman 
of the said Committee respectively . 

The notification has been pasted on the Notice Board of the said Committee, 


R. P. [ SINGH, 

Presiding Officer, 
Sub -Divisional Officer (Civil ) , 

Sonepat . 


कृषि विभाग 
शुद्धि पत्र 


दिनांक 4 जुलाई, 1984 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना क्रमांक 1446-कृ.प्र.(3)-84/5171, दिनांक 9/10 मई , 
1984 में , जो हरियाणा सरकार राजपन्न ( असाधारण) , दिनांक 10 मई, 1984 में प्रकाशित हुई है, खण्ड विकास तथा पंचायत 
अधिकारी, बाढड़ा " के लिए " खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, सिवानी " पढ़ा जाये । 

जे ० पी ० नारंग , 


संयुक्त सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

Corrigendum 

The 4th July, 1984 
In Haryana Government Agriculture Department notification No. 1446 -Agri.S (3) -84/5171, dated 
the 9th /10th May, 1984 published in Haryana Government Gazette ( Extra ordinary ), dated the 10th May, 
1984 , for " Block Devolopment and Panchayat Officer, Bhadra " read " Block Development and pan 
chayat Officer , Siwani " . 

G. L. BAILUR , 
Secretary to Government, Haryana, 

Agriculture Department. 


